रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002 /99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTEREDNo . D. L. - 33002/ 99 
. . 


का 


दिल्ली । राजपन 

Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
· PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं. 16] 
No. 161 


दिल्ली , सोमवार , जनवरी 30 , 2012 / माघ 10 , 1933 
DELHI , MONDAY, JANUARY 30 , 2012 / MAGHA 10, 1933 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि . सं . 268 

IN. C . T. D . No. 268 


भाग - -IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


REVENUE DEPARTMENT 


राजस्व विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 30 जनवरी, 2012 
सं फा . 25 / सी.ई. ओ. / डी . डब्ल्यू . बी. / 09 / 165- 178. वक्फ 
. अधिनियम , 1995 (1995 का 43 ) की धारा 13 व 14 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए व गृह मंत्रालय , भारत सरकार की 
अधिसूचना संख्या यू - 11030/ 2/ 96 - यूटीएल / का. आ . 572 ( अ ) , दिनांक 
19 - 8 - 1996 के साथ पठित तथा इस सरकार की अधिसूचना संख्या 
एफ़ . 25 / सी.ई. ओ./ डी. डब्ल्यू . बी./ 09 /2727 , दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 
के क्रम में वक्फ अधिनियम की धारा 14 की उप - धारा ( 8 ) के 
अन्तर्गत सचिव , राजस्व विभाग की अध्यक्षता में दिनंक 3 - 1 - 2012 
को आयोजित नव -निर्वाचित दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्यों की बैठक 
में चौ. मतीन अहमद , विधायक को सर्व- सम्मति से बोर्ड का अध्यक्ष 
चुना गया । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
कुलदीप सिंह गंगर , अतिरिक्त सचिव 


NOTIFICATION 

Delhi,the 30th January , 2012 
No. F . 25 /CEO /DWB/09 /165 - 178.- -- In exercise of 
powers conferred by Sections 13 and 14 of the Wakf Act, 
1995 (43 of 1995 ) read with the Government of India , 
Ministry of HomeAffairs Notification No. U - 11030 / 2 /96 
UTL / S . O . 572 (E ), dated the 19th August, 1996 and in 
continuation of Notification No. F. 25 /CEO /DWB /09/2727, 
dated 27- 12- 2011 , it is notified that in a meeting of the 
members of the newly constituted Delhi Wakf Board , 
convened on 3 - 1 - 2012. under the chairmanship of 
Secretary ( Revenue ) as per provision under sub -section 
(8) of Section 14 of the WakfAct, 1995, Ch .Mateen Ahmed , 
MLA has been unanimously elected as the Chairman of 
the Board . 
By Order and in theNameof the Lt.Governor of the 

NationalCapital Territory of Delhi, 
KULDEEP SINGH GANGAR , Addl. Secy. 


309 DG/2012 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054. 


